: 


g 


Hans 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

15 श्रावण , 1937 ( २० ) 
संख्या 552 राँची , गुरुवार 

6 अगस्त , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
14 जुलाई, 20 15 


संख्या-7/ स्था0- 802 / 2014 का . 6276-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री जुलियस खलखो , 


अवर सचिव , आपदा प्रबंधन विभाग , झारखंड , रांची, को स्थानांतरित करते हुए अनुसूचित 
जनजातियों के जमीन तथा सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामलो के उच्च स्तरीय 
जांच हेतु गठित विशेष जांच दल (SIT ) के कार्यालय कार्यों के लिए अगले आदेश तक 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , रांची में अवर सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित 


किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 अगस्त, 20 15 
2. निदेश है कि श्री खलखो , अवर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 


तहत विशेष जांच दल ( SIT ) के कार्यालय में दिनांक 14 जुलाई , 2015 के अपराहन में ही 


अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय त्रिवेदी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 552 - 50 । 


